निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 648) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
28 अप्रील 2015 


सं0 22 / नि०सि० ( औ0 ) - 17 - 02 / 2010 / 958 — श्री रमेश कुमार झा , आई0 डी0 - 2543, तत्कालीन सहायक 
अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर के विरूद्ध पटना मुख्य नहर के कि0 मी0 46. 00 से कि0 मी0 48.00 के बीच 
बेलसार लॉक नं0 - 5 के अपस्ट्रीम में संरचना के निर्माण कार्य से संबंधित निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग से 
प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 1235 दिनांक 30.09.2011 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गई: 

1. प्राक्कलन के प्रावधानानुसार 100 ए0 ब्रीक का प्रयोग न कर घटिया स्तर का ईंट का प्रयोग किया गया 
जिसके लिए आप दोषी हैं । 

2. प्राक्कलन के प्रावधानुसार संरचना के कैपिंग कार्य में कंक्रीट ढलाई में सिमेन्ट , बालू एवं चिप्स का 
आयतनिक अनुपात 1:2:4 के बदले प्रयोगशाला जॉच में 1: 3.5:4 पाया गया जिसके लिए आप दोषी पाए गए । 

3. संरचना के प्लास्टर कार्य में सिमेन्ट बालू का आयतनिक अनुपात 1: 8.7 पाया गया जबकि स्वीकृत प्राक्कलन 
के प्रावधानानुसार सिमेन्ट बालू का आयतनिक अनुपात 1:4 होना चाहिए जिसके लिए आप दोषी पाए गए । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की 
समीक्षा के उपरान्त उक्त मामले की विभागीय उड़नदस्ता दल से पुनजाँच कराई गई । उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच 


प्राक्कलन 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 जून 2015 
प्रतिवेदन में भी पटना मुख्य नहर के बेलसार लॉक नं0 - 5 के संरचना निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता 
नहीं पायी गई । 

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रमेश कुमार झा , आई0 डी0 - 2543 , तत्कालीन सहायक अभियंता, 
सिंचाई प्रमंडल , दाउदनगर को उक्त मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है । 

__ उक्त निर्णय के आलोक में श्री रमेश कुमार झा , आई0 डी0 - 2543, तत्कालीन सहायक अभियंता , 
सिंचाई प्रमंडल , दाउदनगर को उक्त मामले में आरोप मुक्त करते हुए संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 648-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


